रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


NDESH 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 10 , 2019 / पौष 20 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 10 , 2019/PAUSHA 20, 1940 


सं . 18] 
No. 18] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 जनवरी , 2019 

सं. 01 / 2019-सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 18 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , एतद्द्वारा , 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में , जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में 
दी गई हैं , आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम ( 3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट 
तरीके से किए जाएंगे , यथा : 

तालिका 
क्रम सं . | अधिसूचना संख्या तथा तारीख 

संशोधान 
( 1) ( 2 ) 

( 3) 
18/ 2015 -सीमा शुल्क दिनांकि | उक्त अधिसूचना में , 
1 अप्रैल , 2015 [दिनांक 

( क ) शर्त ( vi ) के पश्चात निम्नलिखित शर्ते अन्त : स्थापित की जाएंगी, यथा : 
1 अप्रैल, 2015 की सा . का . नि . 
संख्या 254( अ ) के तहत 

| "(vi) ( क) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के पश्चात आयात किया 
प्रकाशित ] 

जाता है तो उस स्थिति में यदि निर्यात माल के विनिर्माण और सप्लाई के लिए प्रयुक्त 
इनपुट पर संबंधित माल एवं सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का 
लाभ लिया गया है तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के निकासी के समय उपायुक्त , सीमा 
शुल्क या सहायक आयुक्त , सीमा - शुल्क , जैसी भी स्थिति हो , के समक्ष इस आशय का बंध 
पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित 
विनिर्माता के कारखाने में कर योग्य माल( शून्य दर या पूर्णत : छूट प्राप्त आपूर्तियों के 
अलावा) के विनिर्माण में किया जाएगा और वह उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 
6 महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित 
सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है; 


1 


217GI/19 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


बशर्ते कि यदि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर निहित छूट के बिना लगने योग्य उक्त 
सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा ( 7) और उप धारा (9 ) के तहत 
समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करता है, तो ऐसी 
आयातित सामग्री की इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी निकासी की जा 
सकती है; 
(vi)( ख ) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता 
है और यदि संबंधित माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का 
लाभ निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग की गई इनपुट पर नहीं 
लिया है और आयातकर्ता उपायुक्त , सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क , जैसी भी 
स्थिति हो , को उनकी संतुष्टि के अनुसार इस बात का प्रमाण भी सौंप देता है तो आयातित 
सामग्री की शर्त (vi) ( क ) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी निकासी की जा सकती है;"; 
( ख) शर्त (viii ) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रस्थापित 
किया जाएगा, यथा: 
" बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में जहां कि 
उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 7) और उपधारा ( 9) के 
अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से छूट 
प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात दायित्व को भौतिक निर्यात या अधिसूचना संख्या 
48/ 2017-केंद्रीय कर दिनांक 18 अक्टूबर , 2017 [दिनांक 18 अक्टूबर , 2017 की 
सा . का . नि . संख्या 1305( अ ) के तहत प्रकाशित ] में निहित तालिका के क्रम सं . 1, 2 और 3 
में उल्लिखित घरेलू आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा ;"; 

( ग) शर्त ( xii) को हटा दिया जाएगा । 
| 20/ 2015 - सीमा शुल्क , उक्त अधिसूचना में , 
दिनांक 1 अप्रैल , 2015 

( क ) शर्त (v ) के पश्चात निम्नलिखित शर्ते अन्त :स्थापित की जाएंगी, यथा : 
[दिनांक 1 अप्रैल , 2015 की 
सा . का . नि . सं . 256 ( अ ) के | "(v) ( क ) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पुरी तरह निभाने के पश्चात आयात किया 
तहत प्रकाशित ] 

जाता है तो उस स्थिति में यदि निर्यात माल के विनिर्माण और सप्लाई के लिए प्रयुक्त 
| इनपुट पर संबंधित माल एवं सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का 
लाभ लिया गया है तो आयातकर्ता आयातित सामग्री के निकासी के समय उपायुक्त , सीमा 
शुल्क या सहायक आयुक्त , सीमा - शुल्क , जैसी भी स्थिति हो , के समक्ष इस आशय का बंध 
पत्र भरेगा कि आयातित सामग्री का प्रयोग उसके कारखाने में या उसके द्वारा समर्थित 
विनिर्माता के कारखाने में कर योग्य माल( शून्य दर या पूर्णत : छूट प्राप्त आपूर्तियों के 
अलावा ) के विनिर्माण में किया जाएगा और वह उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से 
6 महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देगा कि आयातित 
सामग्री का प्रयोग इस रीति से हो गया है ; 


बशर्ते कि यदि आयातकर्ता आयातित सामग्री पर निहित छूट के बिना लगने योग्य उक्त 
सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा ( 7) और उप धारा ( 9 ) के तहत 
समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करता है, तो ऐसी 
आयातित सामग्री की इस शर्त में उल्लिखित बंधपत्र प्रस्तुत किए बिना भी निकासी की जा 
सकती है ; 


( v) ( ख ) कि यदि निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरी तरह निभाने के बाद आयात किया जाता 
है और यदि संबंधित माल और सेवा कर कानून के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा का 
लाभ निर्यात की गई वस्तुओं के निर्माण और आपूर्ति में उपयोग की गई इनपुट पर नहीं 
लिया है और आयातकर्ता उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त , सीमा शुल्क , जैसी भी 
स्थिति हो , को उनकी संतुष्टि के अनुसार इस बात का प्रमाण भी सौंप देता है तो आयातित 
सामग्री की शर्त ( v) ( क ) में विनिर्दिष्ट बंध पत्र के बिना भी निकासी की जा सकती है ;"; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) शर्त ( viii ) में दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक को प्रस्थापित किया 
जाएगा , यथा : 


" बशर्ते और भी कि उपर्युक्त किन्हीं भी बातों के बावजूद उक्त प्राधिकार पत्रों में जहां कि 
उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा ( 9) के 
अंतर्गत लगाए जाने वाले समेकित कर और माल एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर से छूट 
प्राप्त कर ली गई है वहां निर्यात दायित्व को भौतिक निर्यात या अधिसूचना संख्या 
48/ 2017-केंद्रीय कर दिनांक 18 अक्टूबर , 2017 [दिनांक 18 अक्टूबर , 2017 की 
सा . का . नि . संख्या 1305 ( अ) के तहत प्रकाशित ] में निहित तालिका के क्रम सं. 1, 2 और 3 
में उल्लिखित घरेलू आपूर्ति के माध्यम से पूरा किया जाएगा;"; 
( ग) शर्त ( xiii ) को हटा दिया जाएगा । 


[ फा . सं . 605/ 52/ 2017 -डीबीके (पार्ट I)] 
दिनेश कुमार गुप्ता, निदेशक (प्रतिअदायगी) 


नोट: 


( 1 ) प्रधान अधिसूचना सं 18/ 2015 - सीमा शुल्क , दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा . का .नि . 254 ( अ ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 

के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार 
अधिसूचना सं . 66/ 2018- सीमा शुल्क , दिनांक 26 सितंबर, 2018, जिसे सा . का . नि . 926( अ), दिनांक 26 सितंबर , 
2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - II , खंड 3, उप -खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन 
किया गया है । 
प्रधान अधिसूचना सं 20/ 2015 - सीमा शुल्क , दिनांक 1 अप्रैल , 2015 को सा . का . नि . 256 ( अ), दिनांक 1 अप्रैल , 2015 
के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग - II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार 
अधिसूचना सं . 66/ 2018 - सीमा शुल्क , दिनांक 26 सितंबर , 2018, जिसे सा . का . नि . 926( अ ), दिनांक 26 सितंबर , 
2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग- II , खंड 3 , उप -खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा संशोधन 
किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th January, 2019 

No. 01/ 2019 - Customs 
G . S.R . 18 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do, hereby makes the following further amendments in each of the notifications of the Government of India 
in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column ( 2 ) of the Table below , in the 
manner as specified in the corresponding entry in column (3 ) of the said Table , namely : 

TABLE 


S. 


No. 
( 1 ) 


Notification number and 

Amendments 
date 

( 2 ) 
18/ 2015 - Customs , dated | In the said notification, 
the 1st April, 2015 

(a ) after condition ( vi), the following conditions shall be inserted , namely : 
[ published vide number 
G . S . R. 254 ( E ), dated the 

“ (vi)(a ) that in respect of imports made after the discharge of export 
1 " April , 2015 ] 

obligation in full, if facility of input tax credit under relevant Goods and 
Services Tax law on inputs used for manufacture and supply of goods 
exported has been availed , then the importer shall , at the time of clearance of 
the imported materials , furnish a bond to the Deputy Commissioner of 
Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


20 /2015 -Customs, dated 
the 1st April , 2015 
[published vide number 
G .S .R . 256 ( E ), dated 
1st April, 2015 ] 


himself, to use the imported materials in his factory or in the factory of his 
supporting manufacturer for the manufacture and supply of taxable goods 
(other than nil rated or fully exempt supplies ) and to submit a certificate from 
a chartered accountant within six months from the date of clearance of the 
said materials , that the imported materials have been so used ; 
Provided that if the importer pays integrated tax and the goods and services 
tax compensation cess leviable on the imported materials under sub - section 
(7 ) and sub -section (9 ) respectively of section 3 of the said Customs Tariff 
Act on the imported materials but for the exemption contained herein , then 
such imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in 
this condition ; 
( vi)(b ) that in respect of imports made after the discharge of export obligation 
in full, and if facility of input tax credit under relevant Goods and Services 
Tax law has not been availed on inputs used in the manufacture and supply of 
goods exported and the importer furnishes proof to this effect to the 
satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs, or the Assistant 
Commissioner of Customs, as the case may be , then the imported materials 
may be cleared without furnishing a bond specified in condition (vi)(a );" ; 
(b ) in condition (viii ), for the second proviso, the following proviso shall be 
substituted , namely: 
“ Provided further that notwithstanding anything contained hereinabove for the 
said authorisations where the exemption from integrated tax and the goods 
and services tax compensation cess leviable thereon under sub - section (7 ) and 
sub - section (9 ) respectively of section 3 of the said Customs Tariff Act, has 
been availed, the export obligation shall be fulfilled by physical exports or by 
making domestic supplies mentioned at serial numbers 1 , 2 and 3 of the Table 
contained in notification No. 48 /2017 -Central Tax , dated the 18th October , 
2017 [published vide number G .S .R . 1305 (E ), dated the 18th October, 2017 ];” ; 
(c ) condition (xii ) shall be omitted . 
In the said notification , 
(a ) after condition (v ), the following conditions shall be inserted , 
namely: 
“ (v )( a ) that in respect of imports made after the discharge of export 
obligation in full, if facility of input tax credit under relevant Goods and 
Services Tax law on inputs used for manufacture and supply of goods 
exported has been availed , then the importer shall, at the time of clearance of 
the imported materials , furnish a bond to the Deputy Commissioner of 
Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding 
himself , to use the imported materials in his factory or in the factory of his 
supporting manufacturer for the manufacture and supply of taxable goods 
(other than nil rated or fully exempt supplies ) and to submit a certificate from 
a chartered accountant within six months from the date of clearance of the 
said materials, that the imported materials have been so used ; 
Provided that if the importer pays integrated tax and the goods and services 
tax compensation cess leviable on the imported materials under sub - section 
(7 ) and sub - section (9 ) respectively of section 3 of the said Customs Tariff 
Act on the imported materials but for the exemption contained herein , then 
such imported materials may be cleared without furnishing a bond specified in 
this condition ; 
(v ) (b ) that in respect of imports made after the discharge of export obligation 
in full , and if facility of input tax credit under relevant Goods and Services 
Tax law has not been availed on inputs used in the manufacture and supply of 
goods exported and the importer furnishes proof to this effect to the 
satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant 
Commissioner of Customs, as the case may be , then the imported materials 
may be cleared without furnishing a bond specified in condition ( v) (a );" ; 
(b ) in condition ( viii ), for the second proviso , the following proviso shall be 
substituted , namely: 
“ Provided further that notwithstanding anything contained hereinabove for the 
said authorisations where the exemption from integrated tax and the goods 


[ HTT II - QUE 3 (i) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


and services tax compensation cess leviable thereon under sub -section ( 7 ) and 
sub - section (9 ) respectively of section 3 of the said Customs Tariff Act, has 
been availed , the export obligation shall be fulfilled by physical exports or by 
making domestic supplies mentioned at serial numbers 1, 2 and 3 of the Table 
contained in notification No.48/2017 - Central Tax , dated the 18th October , 
2017 [published vide number 1305 (E ), dated the 18th October, 2017 ];” ; 
(c ) condition ( xiii) shall be omitted . 


[F . No. 605 /52/2017 -DBK (pt.I)] 


DINESH KUMAR GUPTA , Director (Drawback ) 
Note : 
( 1 ) The principal notification No . 18 /2015 -Customs, dated the 1st April, 2015 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 254 ( E ) , dated the 1st April, 2015 and was last 
amended by notification No. 66 / 2018 - Customs, dated the 26th September, 2018 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide number G . S .R . 926 ( E ), dated the 26th September, 2018. 
The principal notification No. 20 /2015 -Customs, dated the 1st April , 2015 was published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G . S . R . 256 ( E ), dated the 1s April, 2015 and was last 
amended by notification No. 66 / 2018 -Customs, dated the 26th September, 2018 , published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section (i), vide number G .S . R . 926 (E ), dated the 26th September, 2018 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.01. 11 

19:36 :20 +05 30 


